रजिस्ट्री सं डीएल - 33004/ 97 


REGD. NO . D. L.-33004/ 


पपेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग [ -- खण्ड 1 
PART I- Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


2 . 


- - . 


सं058 ] 
No. 581 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 31 , 1997 / चैत्र 10, 1919 
NEW DELHI,MONDAY ,MARCH 31, 1997 /CHAITRA 10, 1919 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 1997 
__ संख्या एफ 2( 1 ) - डब्ल्यू एण्ड एम/ 97( 1 ). - भारत सरकार एतदद्वारा नीलामी द्वारा 91 दिवसीय राजकोषीय हंडियों की बिक्री की योजन 
संबंधित भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ 2 ( 17 ) - डब्ल्यू एण्ड एम / 92 दिनांक 1 जनवरी, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करर 
अधात : 

उपर्युक्त अधिसूचना में : 
पैराग्राफ 1 में , " पूर्वनिर्धारित बट्टा दर पर वर्तमान 91 दिवसीय टैग राजकोषीय हुंण्डियां जारी होती रहेंगी " वाक्य को निकाल दिया जाए 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1997 से लागू होगी । 


राष्ट्रपति के आदेश 
जे. एस. माथुर, अपर सा 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

( Budget Division) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st March, 1997 
No. F . 2 ( 1)- W & M /97 (1).- - The Government of India herebymakes the following amendment to the Notification of 
Government of India in the Ministry of Finance No. F . 2 ( 17 ) - W & M /92 dated 1st January 1993 relating to the Scheme for 
of 91 day Treasury Bills by Auction namely : 

___ In the said Notification : 


807 Gl/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


In paragraph 1 , the sentence "The present 91 days tap treasury bills at a pre- determined discount rate would continue to 
issued . " will be deleted . 
2 . This Notification shall come into force with effect from April 1, 1997 . 

By the Order of the President 

J. S. MATHUR, Addl. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1997 
14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय इंडियों की बिक्री की योजना 


संख्या एफ 2 ( 1 ) - दुब्ल्यू एंड एम / 97( 2 ). - भारत सरकार एतद्वारा 1 अप्रैल, 1997 से 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियों का निर्गम 
बसूचित करती है । पूर्वनिर्धारित बट्टा दर पर 91 दिवसीय टैप राजकोषीय हुंडियों का निर्गम 1 अप्रैल , 1997 से समाप्त हो जाएगा । 
ख विशेषताएं 

2. 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय इंडियों की बिक्री भारतीय रिजर्वबैंक, लोक लेखा विभाग, नागपुर/ मुम्बई/दिल्ली/कलकत्ता द्वारा की जाएगी । 
श के लिए पात्रता 

3. इन इंडियों को केवल राज्य सरकारों , विदेशी केन्द्रीय बैंकों और अन्य निर्दिष्ट निकायों को बेचा जाएगा जिनके साथ अपनी अस्थायी अधिशेष 
चयों को निवेश करने के तरीके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का समझौता है । कोई अन्य व्यक्ति 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियों में निवेश करने का 
नहीं होगा । 
म निवेश 
___ 4. 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय इंडियों की बिक्री 1, 00 , 000 रुपये की न्यूनतम राशि और 1, 00, 000 रुपये के गुणजों में की जाएगी । 


+ 


5. 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियों को केवल बुक एंट्री फार्म में अर्थात् सहायक सामान्य बही खाते में जमा करके, जारी किया जाएगा । 
न्तरणीयता 

6. 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां हस्तान्तरित नहीं होती हैं । 
सी अदायगी 

7. इन इंडियों की वापसी अदायगी/ नवीकरण इनके निर्गम की तारीख से 14 दिनों की समाप्ति पर सममूल्य पर की जाएगी । 
1. दर 

8. 14 दिवसीय इंडियों पर बट्टा दर त्रैमासिक अन्तरालों पर इस प्रपत्र का प्रभावी लाभ अर्थोपाय अग्रिमों पर केन्द्रीय सरकार से प्रभार्य ब्याज दर 
समकक्ष होगा । 
( नाई 

9 . हुंडियों की पुनर्भुनाई बट्टा दर की तुलना में 50 मूल अंक अधिक पर होगी । पुनर्भुनाई पर हुंडियां समाप्त हो जाएंगी । 


राष्ट्रपति के आदेश से , 
जे. एस. माथुर, अपर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st March , 1997 

Scheme for Sale of 14 day Intermediate Treasury Bills 
No . F . 2 (1)- W & M /97(2 ). — The Government of India hereby notifies the issue of 14 day Intermediate Treasury Bills 
heffect from April 1, 1997. The issue of 91 day Tap Treasury Bills at a pre- determined discount rate will be discontinued 
h effect from April 1, 1997, 


( 401- gg 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Maio Features 

2 . 14 day Intermediate Treasury Bills will be sold by Reserve Bank of India , Public Accounts Department, Nagpur/ 
Mumbai/Delhi/Calcutta . 
Eligibility for Investment 

3. The Bills will be sold only to State Governments , foreign central banks and other specificd bodies with whom the 
Reserve Bank of India has an agreement, by way of investing their temporary surplus funds. No other person will be eligible 
to invest.in the 14 day Intermediate Treasury Bills . 
Minimum Investment 

4 . The 14 day Intermediate Treasury Bills would be sold for a minimum amount ofRs. 1,00 ,000 and in multiples of Rs. 
1,00 ,000 . 
Form 

5. The 14 day Intermediate Treasury Bills be issued only in book - entry form , i.e., by credit to Subsidiary General 
Ledger Account 
Transferability 

6 . The 14 day Intermediate Treasury Bills are not transferable . 
Repayment 

7 . The Bills will be repaid /renewed at par on the expiration of 14 days from the date of their issue . 
Discount Rate 

8 . The discount rate on 14 day Bilis be set at quarterly intervals such that the effective yield of this instrumentwill be 
equivalent to the interest rate on ways and means advances chargeable to CentralGovernment. 
Rediscounting 

9 . The bills will be rediscounted at 50 basis points higher than the discount rate . On rediscounting, the bills will be 
extinguished . 


By the Order of the President 
J . S , MATHUR, Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 - - 1997 


